पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. ” 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत. क्रमांक जी .2 -22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


म 


DOOD 


पत्यमेव जयते AIR 


सत्यमेव जयते 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 

( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 194 ] 


रायपुर , शुक्रवार, दिनांक 1 जून 2018 - ज्येष्ठ 11, शक 1940 


आवास एवं पर्यावरण विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर 


नया रायपुर , दिनांक 30 मई 2018 


अधिसूचना 


क्रमांक एफ 1 - 20 / 2010 / 32. - छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 ( क्र . 23 सन् 1973 ) 
की धारा 76 ख की उप - धारा (2 ) सहपठित धारा 85 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , 
एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विकास प्राधिकरण सेवा ( अधिकारी तथा कर्मचारी ) भर्ती नियम , 2013 में निम्नलिखित और संशोधन 
करती है, अर्थात् : 


संशोधन 


उक्त नियमों की अनुसूची में , 

अनुसूची - तीन में , सरल क्रमांक 9, 13 एवं 15 में , कॉलम (5) में , प्रविष्टि क्रमांक 3 के पश्चात् , निम्नलिखित 
जोड़ा जाये, अर्थात्: 
" 4 . मान्यता प्राप्त आई. टी. आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट बिजनेस में एक वर्षीय 

डिप्लोमा प्रमाणपत्र । 
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन / स्टेट टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा । 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिम्ड विश्वविद्यालय / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा, स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिये । 
डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा जारी विभिन्न डिप्लोमा । " 


अनुसूची - तीन में , सरल क्रमांक 14 में , कॉलम (5) में, प्रविष्टि क्रमांक 2 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, 
अर्थात् : 
"3. मान्यता प्राप्त आई. टी. आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट बिजनेस में एक वर्षीय 

डिप्लोमा प्रमाणपत्र । 
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन / स्टेट टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 
साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा । 


4. 


387 


388 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 1 जून 2018 


किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिम्ड विश्वविद्यालय / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा , स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिये । 
डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा जारी विभिन्न डिप्लोमा । " 


6. 


अनुसूची - तीन(क ) में , सरल क्रमांक 14 एवं 18 में , कॉलम (5) में , प्रविष्टि क्रमांक 3 के पश्चात्, निम्नलिखित 
जोड़ा जाये, अर्थात् : 
"(4) मान्यता प्राप्त आई. टी . आई. से कम्प्यूटर ऑपरेटर एण्ड प्रोग्राम असिस्टेंट बिजनेस में एक वर्षीय 

डिप्लोमा प्रमाणपत्र । 
( 5) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन / स्टेट टेक्नोलॉजी विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर 

साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट में कम से कम दो वर्षीय डिप्लोमा । 
किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / डिम्ड विश्वविद्यालय / इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय / भोज 
विश्वविद्यालय से कम्प्यूटर साइंस / सूचना प्रौद्योगिकी / कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एक वर्षीय स्नातकोत्तर 

डिप्लोमा , स्नातक या स्नातकोत्तर उपाधि होना चाहिये । 
( 7) डीओईएसीसी सोसायटी, नई दिल्ली द्वारा जारी विभिन्न डिप्लोमा । " 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, 

संजय शुक्ला, सचिव, 


नया रायपुर , दिनांक 30 मई 2018 


क्रमांक एफ 1 - 20 / 2010 / 32. – भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3) के अनुसरण में इस 
विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 30 - 05 - 2018 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा 
प्रकाशित किया जाता है । 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

संजय शुक्ला, सचिव. 


Naya Raipur, the 30th May 2018 


NOTIFICATION 


No. F 1 -20 /2010 /32. — In exercise of the powers conferred by sub -section ( 2 ) of Section 76B read with 
Section 85 of the Chhattisgarh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 (No. 23 of 1973 ), the State 
Government, hereby , makes the following further amendment in the Chhattisgarh Development Authority 
Services (Officers and Employees) Recruitment Rules, 2013 , namely : 


AMENDMENT 


" 4. 


In Schedule of the said rules, 

In Schedule- III , in serial number 9, 13 and 15 , in column (5 ), after entry number 3, the following shall 
be added , namely: 

One year diploma certificate in Computer Operator and Programme Assistant Business from 
recognized I. T.I. 
Atleast two years diploma in Computer Science/ Information Technology/ Modern Office 
Management from any recognized Board of Technical Education /State Technology 

University . 
Should have one year P .G . Diploma, Graduation or Post Graduation degree in Computer 
Science/Information Technology Computer Application from any recognized 

University /Deemed University /Indira Gandhi Mukt Vishwavidyalaya /Bhoj University . 
7 . Various diploma issued by DOEACC Society, New Delhi. " 


STRANIC 276147 , facich 1 2018 


388 ( 1 ) 


In Schedule -III, in serialnumber 14 , in column (5 ), after entry number 2, the following shall be added , 
namely : 
" 3. One year diploma certificate in Computer Operator and Programme Assistant Business from 

recognized I. T .I. 
Atleast two years diploma in Computer Science /Information Technology / Modern Office 
Management from any recognized Board of Technical Education / State Technology 
University . 
Should have one year P .G . Diploma, Graduation or Post Graduation degree in Computer 
Science/ Information Technology Computer Application from any recognized 
University /Deemed University /Indira Gandhi Mukt Vishwavidyalaya /Bhoj University . 
Various diploma issued by DOEACC Society, New Delhi." 


3 . 


In Schedule- III (A ), in serial number 14 and 18 , in column (5 ), after entry number (3 ), the following 
shall be added , namely : 
" (4 ) One year diploma certificate in Computer Operator and Programme Assistant Business from 

recognized I. T .I. 
(5 ) Atleast two years diploma in Computer Science/ Information Technology / Modern Office 

Management from any recognized Board of Technical Education / State Technology 

University . 
(6 ) Should have one year P .G . Diploma, Graduation or Post Graduation degree in Computer 

Science /Information Technology Computer Application from any recognized 

University/ Deemed University/Indira Gandhi Mukt Vishwavidyalaya/Bhoj University . 
(7) Various diploma issued by DOEACC Society , New Delhi." 


By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh , 

SANJAY SHUKLA , Secretary . 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018 . 


